निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 513 ) 


___ 2 आषाढ़ 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 23 जून 2014 


वित्त विभाग 


1 नाम 


| 


अधिसूचना 

23 जून 2014 
सं0 3ए - 3 -( या0भ0 )- 01 / 2010 -5292 – भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार यात्रा भत्ता नियमावली, 1949 में 
संशोधन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

बिहार यात्रा भत्ता ( संशोधन) नियमावली , 2014 
1 . संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः-(i ) यह बिहार यात्रा भत्ता (संशोधन ) नियमावली, 2014 कही जा 
सकेगी । 

( ii ) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 

2 . ( क ) बिहार यात्रा भत्ता नियमावली , 1949 के नियम 130 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया 
जायेगाः 

___ “ 130(i ) यदि कोई भी बीमार सरकारी सेवक या उस पर आश्रित परिवार का सदस्य , जहाँ वह 
पदस्थापित है , प्राधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी की सलाह पर, राज्य के भीतर किसी सरकारी अस्पताल अथवा 
अधिकृत निजी अस्पताल में चिकित्सा हेतु यात्रा करता है तो उसे अनुमान्य श्रेणी में हकदारी के अनुसार 
रेल / सड़क यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी । 

__ (ii) यदि प्राधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी विचार करता है कि बीमार व्यक्ति का अकेले यात्रा करना 
खतरनाक है तो उसकी अनुशंसा पर, बीमार व्यक्ति के साथ यात्रा करने के लिए एक सहचर ( Attendant ) 
की स्वीकृति दी जाएगी और उन्हें भी सरकारी सेवक को अनुमान्य श्रेणी में हकदारी के अनुसार यात्रा व्यय 
की प्रतिपूर्ति की जाएगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 जून 2014 
___ (iii) राज्य से बाहर चिकित्सा की आवश्यकता की दशा में , बीमार सरकारी सेवक या उन पर आश्रित 
परिवार का सदस्य और एक सहचर को हकदारी के अनुसार अनुमान्य श्रेणी से रेल/ सड़क यात्रा के व्यय की 
प्रतिपूर्ति उपरोक्त कंडिका 2 ( क ) (i ) और (ii) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के आलोक में , और इस निमित्त 
प्राधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी की विहित प्रपत्र में विशिष्ट अनुशंसा पर ही इकोनॉमी श्रेणी की वायुयान से 
बीमार व्यक्ति और सहचर के यात्रा - खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी । 

( iv) वैसे व्यक्ति , जो सरकारी कार्य हेतु इकोनॉमी श्रेणी से उच्चतर स्तर से यात्रा के हकदार हैं , 
प्राधिकृत चिकित्सक की अनुशंसा पर हकदारी के अनुसार अनुमान्य श्रेणी से वायुयान यात्रा के लिए हकदार 
होंगे । 

परंतु बीमार सरकारी सेवक के साथ दंत विशेषज्ञ या नेत्र विशेषज्ञ अटेंडेंट के रूप में यात्रा व्यय के 
हकदार नहीं होंगे । 

स्पष्टीकरण - 1. अनुशंसा में विनिर्दिष्ट प्रकथन होना चाहिए कि वायु यात्रा नितांत आवश्यक है क्योंकि 
वायु यात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य ढंग से यात्रा निश्चित रूप से रोगी के जीवन को संकटापन्न कर देगी 
अथवा उसकी स्थिति की गंभीर गुरूतरता के जोखिम को अंतर्गस्त कर देगी । 

( ख ) उपर्युक्त कंडिका क में अंकित प्रावधान से भिन्न प्रावधान, चाहे वे किसी नियमावली, मैनुवल 
या संकल्प के माध्यम से किये गये हों , संशोधित समझे जाएगें । 

( ग ) यदि सरकारी सेवक पर आश्रित परिवार का सदस्य , सरकारी सेवक के पदस्थापन स्थान से भिन्न 
स्थान ( राज्य के अंदर या बाहर) पर रहता हो या गंभीर रूप से बीमार होने के समय भिन्न स्थान पर हो , 
तो उस स्थान से अनुसंशित अस्पताल में चिकित्सा के लिए की गई यात्रा पर व्यय की प्रतिपूर्ति भी अनुमान्य 
होगी । 

( घ) आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, जहाँ बीमारी की घातकता के चलते पूर्वानुमति लेना संभव 
नहीं हो , नियंत्री पदाधिकारी की पूर्वानुमति लेकर उपर्युक्त यात्राएँ की जाएँगी और उन मामलों में भी जहाँ पूर्व 
सूचना देना संभव नहीं हो पाया हो , यथाशीघ्र इसकी सूचना नियंत्री पदाधिकारी /सक्षम प्राधिकार को दी जाएगी । 
3. बिहार यात्रा भत्ता नियमावली , 1949 के नियम 131 एवं 135 को विलोपित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात शंकर , 

सरकार के अपर सचिव । 

The 23rd June 2014 
No . 3A - 3 ( T . A . )-01/ 2010 -5292 — In exercise of powers conferred by the proviso of 
Article - 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar hereby makes following 
Rules for amending the Bihar Travelling Allowance Rules, 1949: 

Bihar Travelling Allowance (Amendment) Rules, 2014 . 
1. Short title and commencement: – 

(i) These Rules may be called Bihar Travelling Allowance ( Amendment) Rules, 
2014. 

( ii ) It shall come into force with immediate effect. 

2 . ( a ) Rule 130 of Bihar Travelling Allowance Rules , 1949 shall be substituted by 
the following: 

" 130 (i) If any sick government servant or his dependent family member, where he 
is posted , on advice of Authorised Medical officer , travels within the state for treatment to 
any government hospital or authorised private hospital shall be reimbursed Rail/Road travel 
expenses as per entitlement in the admissible grade. 

( ii ) If Authorised Medical Officer considers that it is dangerous for the sick person to 
travel alone, an attendant on his recommendation shall be allowed to travel with the sick 


PER JGTC (3THTERUT), 23 a 2014 
person and he shall also be reimbursd the travel expenses as per entitlement in the 
admissible grade to the government servant. 

( iii) In case of need of medical treatment outside state , the Government shall 
reimburse Rail/Road travel expenses as per entitlement in the light of the provisions 
contained in Para 2 ( a ) ( i) and ( ii ) above , and the travelling cost of Economy Class Air Fare 
of the sick person and a attendant, only on the special recommendation of Authorised 
Medical Officer for this purpose in the prescribed format. 

(iv ) Such persons who are entitled for travel in higher class than Economy class for 
official work , shall be entitled for travel by Air as per entitlement, on the recommendation 
of Authorised Medical Officer . 

Provided that a dentist or an oculist with the sick government servant shall not be 
entitled to travelling expenses as an attendant by. 

Explanation - There in must be specific averment in recommendation that air travel 
was absolutely essential, for travel by any other mode would have definitely endangered the 
life of the patient or involved a risk of serious aggravation of his /her condition . 

( b ) Provisions other than mentioned in clause (a ) made in any Rule, Manual or 
Resolution shall be deemed as amended . 

(c) If any dependent family member resides at a different place from the place of 
posting of government servant (within or outside state ) or is at some different place at the 
time of serious illness, the travelling allowance from that place to the recommended hospital 
shall be reimbursed . 

( d ) In exceptional circumstances , where it is not possible to seek prior permission 
due to seriousness of disease , journey shall be made after seeking prior permission of the 
Controlling Officer and in cases where it is not possible to send prior information ; 
Controlling Officer/Competent Authority shall be informed at the earliest. 
3 . Rules 131 and 135 of Bihar Travelling Allowance Rules, 1949 shall be deleted . 

By order of the Governor of Bihar, 

PRABHAT SHANKAR , 
Additional Secretary to Government.. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC ( 31HTERUT ) 513 -571 + 1000 -socontoj 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


